... 


दश 


इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्य प्र 


- 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


. 


... 


क्रमांक 4 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 26 जनवरी 2018 - माघ 6, शक 1939 


भाग ४ 


विषय - सूची 


( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक , 
( ख ) ( 1 ) अध्यादेश , 
( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , 


( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , 
( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , 
( 2 ) अन्तिम नियम . 


( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक . 
( 3 ) संसद् के अधिनियम. 


." 


भाग ४ ( क ) -कुछ नहीं 


के 


भाग ४ ( ख ) -कुछ नहीं 


भाग ४ ( ग ) 


अंतिम नियम 
मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग 
पंचम् तल, " मेट्रो प्लाजा , बिट्टन मार्केट , भोपाल -462 016 


भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2018 


क्रमांक:71 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2018 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91(3) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत 
नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा 


3 


--... 


... 


.: 


4 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018 


[ भाग 4 ( ग ) 


की शर्ते ) विनियम 2012 में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों संबंधी प्रावधानों में 
निम्न संशोधन करता है, अर्थात् 


1 . 


मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग 
(प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शत ) विनियम , 2012 में प्रथम संशोधन 

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : 
(1) ये विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवा भर्ती तथा 
सेवा की शर्ते) विनियम 2012 ( प्रथम संशोधन , वर्ष 2018) " कहलायेंगे । 

( 2) ये विनियम दिनांक 01.01.2016 से प्रभावशील होंगे । 
2. प्रमुख विनियम के विनियम 5(1 ) की अनुसूची 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता 
है , अर्थात् ; 

अनुसूची एक 

(विनियम 5 देखिए ) 
अनुक्रमांक सेवा में सम्मिलित पदो के नाम अस्थाई पदों वर्गीकरण वेतन रेंज 


: 


-- 


की कुल 


संख्या 


-- 


(1 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


( 6) 


( 2 ) 
आयोग सचिव 


1 . 


01 


प्रथम श्रेणी 


141800-214700 / 


2 . 


संचालक 


03 


प्रथम श्रेणी 


141800-214700 / 


3 . 


04 


प्रथम श्रेणी 


123100-215900 / 


4 . 


01 


प्रथम श्रेणी 


123100-215900 / 


5 . 


07 


प्रथम श्रेणी 


67300-206900 / 


6 . 


01 


प्रथम श्रेणी 


67300-206900 / 


संयुक्त संचालक 
संयुक्त संचालक ( प्रशासन ) 

उप - संचालक 
उप - संचालक ( प्रशासन ) 
उप - संचालक ( सूचना प्रौद्योगिकी) 
सहायक संचालक ( सूचना 

प्रौद्योगिकी) 
लेखाधिकारी 


7 . 


01 


प्रथम श्रेणी 


67300-206900 / 


8 . 


02 


द्वितीय श्रेणी 


56100-177500 / 


9 . 


01 


द्वितीय श्रेणी 


56100-177500 / 


10 . 


कार्मिक अधिकारी 


01 


द्वितीय श्रेणी 


56100-177500 / 


11 . 


निज सचिव 


03 


द्वितीय श्रेणी 


42700-135100 / 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018 


5 


टीप : 


1 . 


2. 


3 . 


वार्षिक वेतनवृद्धि संलग्न मैट्रिक्स के अनुसार होगी । 
मंहगाई भत्ते का भुगतान म 0 प्र0 शासन द्वारा समय - समय पर जारी अधिसूचना के 
अनुसार होगा । 
बकाया राशि का भुगतान एवं अन्य नियम एवं शर्ते राज्य शासन के द्वारा जारी 
" मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम , 2017 " एवं तत्पश्चात समय - समय पर जारी 
संशोधन के अनुसार होंगे । 

आयोग के आदेशानुसार , 

शैलेन्द्र सक्सेना , आयोग सचिव. 
Bhopal, the 16th January 2018 


. 


No.71/ MPERC / 2018- In exercise of the power conferred by section 91 ( 3 ) of the Electricity Act , 2003 
and in accordance with the approval granted by Government of Madhya Pradesh , the Madhya 
Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments to Madhya 
Pradesh Electricity Regulatory Commission (Class I & II Service Recruitment and Condition of 
Service ) Regulations, 2012 , in terms of Salaries & Allowances of Class I & II employees, namely : 

First Amendment/Addendum to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission 
(Class I and Class II Service Recruitment and Condition of Service ) Regulations, 2012 


1. Short Title and Commencement 

( 1) These Regulations shall be called the “ Madhya Pradesh Electricity Regulatory 
Commission (Class I and Class II Service Recruitment and Condition of Service ) 
Regulations, 2012 (First Amendment of 2018 )” . 


(2 ) These Regulations shall be effective from 1st January , 2016 . 


2. In the Principal Regulation Schedule -1 of Regulation 5 (1) shall be substituted by the 
following - 

SCHEDULE - I 


(See Regulation - 5 ) 


S.No. 


Name of Posts 


Total 


Classification 


Pay range 


included in the 


Number of 


service 


Temporary 


Posts 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


1 . 


Commission Secretary 


01 


I 


141800-214700 / 


2 . 


Director 


03 


I 


141800-214700 / 


3 . 


Joint Director 


04 


I 


123100-215900 / 


-- 


4 . 


Joint Director 


01 


123100-215900 / 


(Administration ) 


6 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018 


[ भाग -4 ( ग ) 


5 . 


Deputy Director 


07 


I 


67300-206900 / 


-- 


6 . 


01 


67300-206900 / 


7 . 


Deputy Director 
( Administration ) 
Deputy Director 

( Information 
Technology ) 


01 


I। 


67300-206900 / 


8 . 


Assistant Director 


02 


II 


56100-177500 / 


( Information 


Technology ) 


9 . 


Accounts Officer 


01 


II 


56100-177500 / 


10 . 


Personnel Officer 


01 


II 


56100-177500 / 


11. 


Private Secretary 


03 


42700-135100 / 


Note : (1 ) The yearly increments shall be applicable as per the enclosed Matrix . 

(2 ) Dearness allowance shall be applicable as notified by Government of MP from time to 

time. 
(3) Payment of arrear and other terms and conditions shall be applicable as per State 

Government s orders namely " मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 " as amended from 
time to time. 


By order of the Commission , 


SHAILENDRA SAXENA , Commission Secretary . 


भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2018 


" 


क्रमांक :71 / म.प्र.वि.नि.आ. / 2018 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 ( 3) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत 
नियामक आयोग, एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा 
की शर्ते) विनियम 2012 में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों संबंधी प्रावधानों में निम्न 
संशोधन करता है, अर्थात् : 


1 . 


मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग 
( तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्ते) विनियम, 2012 में प्रथम संशोधन 

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : 
(1) ये विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती तथा 
सेवा की शर्ते ) विनियम 2012 ( प्रथम संशोधन, वर्ष 2018) " कहलायेंगे । 
( 2 ) ये विनियम दिनांक 01.01.2016 से प्रभावशील होंगे । 


. 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018 


7 


2 . 


प्रमुख विनियम के विनियम 5(1) की अनुसूची 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता 
है, अर्थात् 

अनुसूची – एक 

(विनियम 5 देखिए) 
अनुक्रमांक सेवा में सम्मिलित पदो के अस्थाई पदों । वर्गीकरण वेतन रेंज 


नाम 


की कुल 


संख्या 


(1 ) 


( 2 ) 


(3) 


( 6) 


1 . 


निज सहायक 


05 


36200-114800 / 


-- 


2 . 


शीघ्रलेखक 


05 


(4 ) 
तृतीय श्रेणी 
तृतीय श्रेणी 
तृतीय श्रेणी 
तृतीय श्रेणी 


28700-91300 / 


3 . 


कैशियर / केयर टेकर 


02 


25300-80500 / 


4 . 


10 


19500-62000 / 


कम्प्यूटर 
आपरेटर - सह - स्टेनो 


5 . 


02 


तृतीय श्रेणी 


19500-62000 / 


स्वागती / डायरी 
लेखक - सह - प्रेषक 


6 . 


वाहन चालक 


08 


19500-62000 / 


: 


7 . 


पर्यवेक्षक ( सुपर वाइजर ) 


03 


18000-56900 / 


तृतीय श्रेणी 
चतुर्थ श्रेणी 
चतुर्थ श्रेणी 
चतुर्थ श्रेणी 


8 . 


06 


16100-50900 / 


दफ्तरी 
भृत्य / अर्दली 


9 . 


16 . 


15500-49000 / 


टीप : 


1 . 


वार्षिक वेतनवृद्धि संलग्न मैट्रिक्स के अनुसार होगी । 
मंहगाई भत्ते का भुगतान म 0प्र 0 शासन द्वारा समय - समय पर जारी अधिसूचना के 


2 . 


अनुसार होगा । 


3 . 


बकाया राशि का भुगतान एवं अन्य नियम एवं शर्ते राज्य शासन के द्वारा जारी 
" मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम , 2017 " एवं तत्पश्चात समय - समय पर जारी 
संशोधन के अनुसार होंगे । 


आयोग के आदेशानुसार , 
शैलेन्द्र सक्सेना , आयोग सचिव. 


. 


8 


HETYGET 175747 , fatica 26 09 2018 


[ 4T 4 ( ) 


Bhopal, the 16th January 2018 


No.71/MPERC /2018- In exercise of the power conferred by section 91 (3) of the Electricity Act, 2003 
and in accordance with the approval granted by Government of Madhya Pradesh , the Madhya 
Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments to Madhya 
Pradesh Electricity Regulatory Commission (Class III & IV Service Recruitment and Condition of 
Service ) Regulations, 2012 , in terms of Salaries & Allowances of Class III & IV employees , 
namely : 
First Amendment/Addendum to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission 
(Class III and Class IV Service Recruitment and Condition of Service ) 

Regulations, 2012 


1. Short Title and Commencement 
(i) These Regulations shall be called the “Madhya Pradesh Electricity Regulatory 

Commission (Class III and Class IV Service Recruitment and Condition of Service ) 
Regulations, 2012 (First Amendment of 2018 )” . 


( ii) These Regulations shall be effective from 1st January , 2016 . 


2. In the Principal Regulation Schedule -1 of Regulation 5 ( 1) shall be substituted by the 
following - 

SCHEDULE - I 


(See Regulation - 5 ) 


S.No. 


Name of Posts 


Total 


Classification 


Pay range 


included in the 


Number of 


service 


Temporary 


. 


Posts 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(6 ) 


1 . 


Personal Assistant 


05 


III 


36200–114800 - 


Stenographer 


2 . 


05 


III 


28700-91300 / 


3 . 


Cashier/Caretaker 


02 


III 


25300-80500 / 


4 . 


Computer -Operator 


10 


III 


19500-62000 / 


Cum - Steno 


Receptionist/Diarist 


5 . 


III 


02 


19500-62000 / 


cum -Dispatcher 


. 


9 4 ( 1 ) 


HEZYGTI 176793 , fanich 26 Jan 2018 


9 


6 . 


Driver 


III 


08 


19500-62000 / 


7 . 


Supervisor 


03 


IV 


18000—56900 / 


8 . 


Daftari 


06 


IV 


16100-50900 / 


Peon / Ardali 


9 . 


16 


IV 


15500-49000 / 


Note : (1 ) The yearly increments shall be applicable as per the enclosed Matrix . 

(2 ) Dearness allowance shall be applicable as notified by Government ofMP from time to 

time. 
( 3 ) Payment of arrear and other terms and conditions shall be applicable as per State 

Government s orders namely " Ez ya da qatau RH, 2017 ” as amended from 
time to time. 


By order of the Commission , 


SHAILENDRA SAXENA, Commission Secretary . 


. 


-- 


.... 


PAYMATRIXMADHYAPRADESHELECTRICITYREGULATORYCOMMISSION 5200-20200 

9300-34800 

15600-39100 


10 


PayBand 


4440-7440 


37400-67000 


13000 


14001 


19001 


GradePay 


1800 


21000 


24001 


28000 


32000 


3600 


42003 


48000 


89001 


54000 


76000 


66001 


87000 


100000 


60501 


7000 


62600 


485900 


75800 


98400 


52120 


86100 


125000 


25200/ 


29920 


EntryPay(EP) Index 


11170% 

2,571 


13830 

2.62 


162900 

2.62 


18750 

2.62 


21000 2.67 


2.57 


2.57 


2.57 


461001 

2.67 1231001 


2.57 


2.57 


2.57 


2.62 


2.72 


2.67 


2.671 


2.671 


155001 


161000 


180000 


। 


195001 


28700 


22100 


328000 


253000 


1297001 


362000 


1418000 


427000 


49100 


561001 


673000 


799001 


18500 


16000 


201001 


166001 


261001 


2 


228001 


296001 


33800 


373001 


506001 


578000 


1268001 


693001 


1336001 


82300 


44000 45300 


1461000 1505000 


165000 


191000 


235001 


171000 


207001 


26900 


305001 


348001 


384001 


1306000 


52100 


84800 


595000 


71400 


137600 


33 41 


17000 


197001 


17600 


213001 


314000 


24200 


277000 


35800 


396000 


141700 


46700 


1345001 


155000 


537000 


735001 


61300 


873000 


24900 


32300 


18100 


17500 


28500 


36900 


408001 


203000 


5 


757000 


48100 


553001 


631000 


146000 


89900 


159700 


1385000 


21900 226000 


18000 


186000 


209000 


25600 


33300 


6 


294000 


38000 


42000 


1504001 


164500 


495000 


57000 


1427001 


650000 


780000 


92600 954001 


18500 


215000 


233000 


71 


30300 


343001 


391001 


433000 


192001 


264000 


147000 


1549001 


169400 


587001 


510000 


67000 


803000 


191000 


198000 


22100 


24000 


312000 


8 


272000 


353001 


40300 


44600 


1745000 


52500 


60500 


983001 


69000 


159500 


827001 


1514001 1559000 


9 


62300 


85200 


364000 


197001 


204001 


1012000 


1643000 


228001 


247001 


32100 


45900 


1797001 


28000 


541000 


71100 


415000 427000 


1042000 


10 


1606000 


210000 


203001 


1692000 


1851001 


23500 


254001 


37500 


473000 


87800 


288001 


557000 


33100 


642000 661000 


732000 754001 


209001 


11 


174300 


29700 


216000 


165400 


24200 


262000 


440001 


38600 


904001 


48700 


1907001 


57400 


34100 351000 


107300/ 110500 


12 


222001 


30600 


24900 


27000 


453001 


215000 


502001 


179500 


591000 


68100 


170400 


777001 


196400 


93100 


398001 410000 


131 


22900 


25600 


221000 


27800 


46700 


1755000 


184900 


315000 


362000 


609001 


202300 


701000 


80000 


959000 


113800 


14 


28600 


228001 


23600 


324001 


824000 


2084001 


264001 


373000 


42200 


627000 


1172000 


72200 


1808001 


988001 


481000 495000 


51700 53300 54900 565000 


243001 


15 


334000 


384001 


295000 


23500 


272000 


43500 


64600 


849000 


1862001 


1904000 196100 2020001 


744000 


1018000 


120700 


2147001 


16 


242000 


28000 


304001 


250000 


34400 


396001 


44800 


51000 


191800 


104900 


1243000 


665000 


766001 


874001 


17 


313001 


35400 


408001 


461000 


258000 


525000 


58200 


128000 


108000 


90000 


78900 


208100 


197600 


24900 25600 


288000 297000 


322000 


266001 


365000 


475000 


18 


42000 


54100 


1318000 


599001 


68500 706001 727000 


2035001 


81300 


92700 


1112000 


2143000 


19 


264001 


306000 


33200 


376001 


274001 


433000 


48900 


557000 


955000 


61700 


1145000 


1358001 


2096001 


837000 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2018 


201 


28200 


342001 


272000 


387001 


315000 


44600 


504001 


636000 


74900 


984001 


117900 


139900 


862001 


2159000 


29000 


21 


28000 


324001 


35200 


399000 


459000 


51900 


655000 


771000 


101400 


888000 


1214001 


574000 59100/ 609000 627000 


29900 


22 


411001 


47300 


535000 


79400 


91500 


1044001 


33400 344000 


288001 29700 


363000 374000 


1441001 148400 1529001 


125000 1288000 


23 


308001 


423000 


675000 695000 716000 


487000 


551001 


818000 


1075000 


94200 


306001 


354000 


24 


31700 


38500 


43600 


502000 


568000 


646001 


1107001 


84300 


97000 


157500 


1327000 


25 


315000 


365000 


327000 


397000 


449001 


517000 


58500 


114000/ 


665000 


1622001 


999000 


73700 


1367001 


868001 


261 


337000 


324000 


376001 


46200 


409001 


53300 


603001 


68500 


1671000 


75900 


894001 


1174001 


1408001 


34700 


33400 


27 


47600 


38700 


54900 


621000 


706000 


78200 


1450000 


921001 


1721000 


102900 106000 1092000 


42100 43400 447001 


39900 


28 


34400 


35700 


49000 


56500 


640000 


1209001 124500/ 1282001 


72700 


805001 


1494001 


94900 


1773000 


29 


354000 


41100% 


36800 


505000 


582001 


659000 


74900 


153900 


82900 


1826000 


977001 


1125000 1159000 


30/ 


365000 


423001 


37900 


46000 


52000 


59900 


67900 


77100 


85400 


1320001 


158500 


1881000 


1006000 1036000 


376000 


43600 


311 


474001 


39000 


536001 


617001 


69900 


794001 


88000 


1194000 


1360000 


1633000 


1937001 


387001 


32 


40200 


449000 


488000 


55200 


636000 


72000 


81800 


1995001 


906001 


168200 


106700 


123000 


140100 


33 


41400 


462000 


399000 


503001 


655000 


742000 


84300 


933000 


1099000 


1267000 


173200 


205500 


144300 


34 


41100 


426000 


476000 


518000 


56900 58600 604001 


67500 


76400 


86800 


961001 


2117000 


113200 


1305001 


1486001 


178400 1838001 


35 


42300 


439001 


49000 


534001 


78700 


894001 


990001 


116600 


1344001 


1531001 


695000 716000 


36 


452001 


43600 


505000 


550000 


62200 


81100 


921000 


102000 


1893000 


1201000 


1384001 


37 


46600 


44900 


52000 


567000 


64100 


73700 


83500 


94900 


105100 


123700 


142600 


195000 


1577001 162400 1673000 


462000 


38 


480003 


53600 


584001 


660000 


75900 


860000 


1083001 


127400 


146900 


200900 


97700 1006000 


39 


47600 


494000 


552001 


60200 


68000 


78200 


886000 


111500 


1312000 


2069000 


1513000 


1723001 


400 


50900 


56900 


490000 


62000 


70000/ 


80500 


91300 


103600 


1148000 


135100 


155800 


177500 


[ भाग 4 ( ग ) 


JOINTDIRECTOR(ADMIN) 

MPERCBHOPAL 


. 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2018 


11 


. 


श्रम विभाग 


मंत्रालय , 


वल्लभ भवन , 

भोपाल 


मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2018 


अधिसूचना क्रमांक - भ.स.क.म.म. - 2018-680. - मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवाशर्तों 
का विनियमन ) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण 
कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, 19 मई 2017 द्वारा " प्रसूति सहायता योजना 2004 " में संशोधन 
जारी किया गया था . उक्त संशोधन में एतद्द्वारा निम्नानुसार परिवर्धन किया जाता है। 


अर्थात् : 


( 1) योजना की कंडिका 4.1, 4.2 के स्थान पर निम्नानुसार उप कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है : 


( 4 ) हितलाभ : 


4.1 वैध परिचयपत्र धारी महिला निर्माण श्रमिक अथवा वैध परिचय पत्र धारी पुरुष निर्माण श्रमिक की पत्नी को संस्थागत 
प्रसूति पर प्रसूति सहायता के रूप में 60 दिन की अवधि का अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित वेतन प्रसूति हितलाभ के रूप में देय 
होगा. 


4.2 वैध परिचयपत्र धारी महिला निर्माण श्रमिक अथवा वैध परिचय पत्र धारी पुरुष निर्माण श्रमिक की पत्नी को संस्थागत 
प्रसूति पर प्रसूति सहायता के अतिरिक्त पोषण भत्ता रुपये 01 हजार शहरी क्षेत्र हेतु एवं रुपये 1400 ग्रामीण क्षेत्र हेतु देय होगा. 


एल . पी . पाठक , सचिव. 


.. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


